रजिस्ट्री सं.डीएल-( एन ) 04/0007/ 2003-20 


REGISTERED No.- DL-( N ) 04/ 0007/ 2003-20 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल. - सा .- 29062020-220237 
CG - DIL - W - 29062020-220237 

साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 25 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , जून 20 - जून 26, 2020 ( ज्येष्ठ 30 , 1942 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20 — JUNE 26 , 2020 (JYAISHTHA 30 , 1942) 


No.25 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this part in order that itmay be filed as a separate compilation ) 


भाग -खण्ड 2 


[PART I — SECTION 2 ] 


[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की 

नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the 
Ministries of theGovt. of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court] 


प्रधान मंत्री कार्यालय 


नई दिल्ली -110011, दिनांक 12 जून 2020 


सं . 22012 / 1 / 2020 - पीएमई ( पार्ट . III) - राष्ट्रपति द्वारा श्री चिराग एम. पंचाल , सहायक प्रबंधक, अहमदाबाद नगर निगम 
को प्रधानमंत्री कार्यालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल -11 में प्रतिनियुक्ति आधार पर अवर सचिव के पद पर 09 जून, 2020 अपराह्न से 
3 वर्षों की अवधि अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो , के लिए नियुक्त किया जाता है । 


सुरजीत दत्ता, अवर सचिव 


नई दिल्ली -110011, दिनांक 16 जून 2020 


सं . ए.22014 / 3 / 2019 - पीएमई ( पार्ट-III) - राजभाषा विभाग के कार्यालय आदेश सं. 5 / 10 / 2019 - रा.भा.( सेवाएं ) 
दिनाक 04.12.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सहायक निदेशक ( राजभाषा) के पद पर वेतन मैट्रिक्स के 
लेवल -10 (56,100 रु.-- 1,77,500 रु.) में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए जाने के उपरांत श्री सुभाष चन्द्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में 
दिनांक 04.12.2019 के पूर्वाहन से सहायक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया जाता है । 


अम्बुज शर्मा, अवर सचिव 


1--112GI/ 2020 


( 421) 


422 


भारत का राजपत्र, जून 20, 2020 ( ज्येष्ठ 30 , 1942 ) 


[ भाग -खण्ड 2 


गृह मंत्रालय 


क्र . सं . 


नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2020 
सं . [ -18011 / 03 / 2020 - आई.पी.एस.- 4 -- भारत के राष्ट्रपति , भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 ए 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के 
समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं: 
परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 

स्थायीकरण की तिथि 
1 . सुश्री रवीना त्यागी, भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2014) 

02.09.2017 
2 . श्री मणि लाल पटिदार , भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2014) 

04.11.2018 
3 . सुश्री अपर्णा गौतम, भा.पु.से. (उ.प्र : 2015) 

25.08.2018 
4 . सुश्री अपर्णा गुप्ता, भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2015) 

17.11.2018 
5 . श्री कौस्तुभ, भा.पु.से. ( उ.प्र .: 2015 ) 

28.12.2018 
6 . श्री अविनाश पांडे, भा.पु.से. ( उ.प्र .: 2015 ) 

07.08.2018 
7 . श्री नीरज कुमार जादौन, भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2015) 

28.12.2017 
8 . श्री रवि कुमार, भा.पु.से. (उ.प्र .: 2015 ) 

28.12.2017 
9 . श्री अभिषेक, भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2015 ) 

07.09.2018 
10 . श्री सुकीर्ति माधव, भा.पु.से. (उ.प्र .: 2015) 

28.12.2017 
11 . श्री सतपाल , भा.पु.से. ( उ.प्र : 2015 ) 

28.12.2017 
12. श्री प्रमोद कुमार , भा.पु.से. (उ.प्र .: 2015 ) 

07.09.2018 
13. श्री अशोक कुमार मीणा, भा.पु.से. ( उ.प्र .: 2015) 

28.12.2017 


अंजन सरकार, अवर सचिव 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2020 

शुद्धि - पत्र 
सं . 14012 / 01 / 2019 - अ.भा.से.-III-- कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी 
किए गए दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 14012 / 01 / 2019 - अ.भा.से.- III में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त 
अधिसूचना की क्र.सं. 32 पर , 2016 बैच की आईएएस श्रीमती खुमनथेम दिआना देवी का संवर्ग महाराष्ट्र के स्थान पर ‘ मणिपुर पढ़ा 
जाए । 

ज्योत्स्ना गुप्त , अवर सचिव 


नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2020 


सं . 13017/10/ 2020- अ.भा.से.- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप -नियम ( 2) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा सुश्री सान्या 
छाबड़ा, आईएएस (त्रिपुरा: 2019) का श्री अंकुर कौशिक, आईएएस (उत्तर प्रदेश:2019) से विवाह होने के आधार पर त्रिपुरा संवर्ग से उत्तर 
प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरण करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 16 अप्रैल 2020 


सं . 13017/53/ 2014- अ.भा.से .- (I) भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली, 1954 के नियम 6(1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और असम -मेघालय तथा बिहार राज्य सरकार की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा डॉ. करुणा कुमारी, आईएएस 


, 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र, जून 20, 2020 ( ज्येष्ठ 30 , 1942 ) 


423 


( असम -मेघालय : 10 ) की दिनांक 10.08.2020 से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए असम- मेघालय संवर्ग से बिहार संवर्ग में अंतर संवर्गीय 
प्रतिनियुक्ति सेवाकाल को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है । 


उदय भान सिंह, अवर सचिव 


सं. 13017/28/ 2015 - अ.भा.से .-(I) - भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और त्रिपुरा और बिहार राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री अभिषेक सिंह, आईएएस (त्रिपुरा : 
2006) की दिनांक 10.04.2020 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए त्रिपुरा संवर्ग से बिहार संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति सेवाकाल 
को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है । 


उदय भान सिंह, अवर सचिव 


सं . 13017/27/2016 - अ.भा.से.-(I) भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय तथा तेलंगाना राज्य सरकार की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री एम.आर.एम राव, 
आईएएस ( एजीएमयूटी : 2007) की दिनांक 12.04.2020 से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए एजीएमयूटी संवर्ग से तेलंगाना संवर्ग में 
अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति सेवाकाल को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 22 अप्रैल 2020 


सं . 13017/ 32/ 2019- अ.भा.से .- (I) - भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते 

हुए और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री के.एस. श्रीनिवास 

राजू, 
आईएएस ( आंध्र प्रदेश : 2001 ) की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो, मौजूदा दिशानिर्देशों की छूट 
के अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश संवर्ग से तेलंगाना संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन 
करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


सं . 13017/ 40/ 2019 - अ.भा.से .- (I) - भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली, 1954 के नियम 6( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और त्रिपुरा तथा पंजाब राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा डॉ. ब्रह्मनीत कौर, आईएएस (त्रिपुरा : 
2012) की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , व्यक्तिगत आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए 
त्रिपुरा संवर्ग से पंजाब संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 30 अप्रैल 2020 


सं . 13017/07/ 2017 - अ.भा.से .- (I) - भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य सरकार की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा सुश्री एम. सुधा देवी, 
आईएएस (हिमाचल प्रदेश : 2003) की दिनांक 06.07.2020 से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश संवर्ग से तमिलनाडु संवर्ग 
में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति सेवाकाल को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


424 


भारत का राजपत्र, जून 20, 2020 ( ज्येष्ठ 30 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


दिनांक 21 मई 2020 


सं . 13017/ 25/ 2016 - अ.भा.से .- (I) - भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली, 1954 के नियम 6(1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और सिक्किम तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे , 
आईएएस (सिक्किम : 07) की दिनांक 01.06.2020 से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए सिक्किम संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में अंतर 
संवर्गीय प्रतिनियुक्ति सेवाकाल को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है । 

उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 11 जून 2020 
सं . 13017/31/ 2012- अ.भा.से.- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप -नियम ( 2) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पंजाब, असम तथा मेघालय की राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा 
डॉ. जोराम बेडा, आईएएस ( पंजाब : 2008 ) को पंजाब संवर्ग से असम - मेघालय संवर्ग में स्थानांतरण करती है । 


, 


उदय भान सिंह, अवर सचिव 


सं . 13017/16/2020 - अ.भा.से.-| —भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप -नियम (2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा 
सुश्री तेजस्वी राणा, आईएएस ( राजस्थान : 2017) को श्री अभिषेक गुप्ता, आईपीएस ( पश्चिम बंगाल:2016) से विवाह करने के आधार पर 
राजस्थान संवर्ग पश्चिम बंगाल संवर्ग में स्थानांतरण करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 17 जून 2020 
सं . 13017/18/ 2020 - अ.भा.से .-— भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप -नियम ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं त्रिपुरा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा सुश्री गुंचा 
सनोबर , आईएएस (त्रिपुरा:2015) को श्री हर्ष सिंह, आईएएस ( मध्य प्रदेश : 2015) से विवाह करने के आधार पर त्रिपुरा संवर्ग से मध्य 
प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरण करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2020 


सं . 13017/09/ 2020 - अ.भा.से .-— भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप -नियम ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों की सहमति से , केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री रविंदर 
सिंह , आईएएस ( मणिपुर : 2014) का सुश्री दीक्षा शर्मा, आईपीएस (उत्तर प्रदेश : 2017) से विवाह होने के आधार पर मणिपुर संवर्ग से 
उत्तर प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरण करती है । 


पंकज गंगवार, अवर सचिव 


सं . 13017/14/ 2020- अ.भा.से.- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप -नियम ( 2) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तमिलनाडु, असम तथा मेघालय राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा 
सुश्री नेहा यादव, आईएएस ( तमिलनाडु : 2019 ) का श्री मृदुल यादव, आईएएस ( असम-मेघालय : 2017 ) से विवाह होने के आधार पर 
तमिलनाडु संवर्ग से असम- मेघालय संवर्ग में स्थानांतरण करती है । 


पंकज गंगवार , अवर सचिव 


भाग I- खण्ड 2 ]] 


भारत का राजपत्र, जून 20, 2020 ( ज्येष्ठ 30 , 1942 ) 


425 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2020 
सं . 11012 / 1 / 2020 - आईईएस - राष्ट्रपति , भारतीय आर्थिक सेवा के 2026 एवं 2017 बैच के निम्नांकित कनिष्ठ समय मान 
( जेटीएस ) अधिकारियों को अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने और तत्पश्चात इसकी पुष्टि हो जाने के बाद उनके नाम के 
सामने दी गई तारीख से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:-- 

क्र . सं . अधिकारी का नाम 

परिवीक्षा अवधि पूरी करने की तिथि 
1 . सुश्री संजना कादयान 

06.12.2019 
2 . सुश्री सुप्रिया मलिक 

06.12.2019 
3 . श्री अमित श्योरन 

07.12.2019 
4 . सुश्री सुरोभि मुखर्जी 

07.12.2019 
5 . सुश्री मनीषा खंतिया 

07.12.2019 
6 . श्री चितवन सिंह ढिल्लन 

07.12.2019 
7 . सुश्री ऋषिका चोरारिया 

07.12.2019 
8 . सुश्री श्रेया बजाज 

07.12.2019 
9 . सुश्री कौमुदी शर्मा 

07.12.2019 
10. सुश्री मेघा अरोड़ा 

07.12.2019 
11. सुश्री पारूल गुलाटी 

07.12.2019 
12. सुश्री चित्रा अहलावत 

07.12.2019 
13 . सुश्री सुचेता शर्मा 

07.12.2019 
14. सुश्री सुप्रिया आनंद 

07.12.2019 
15 . श्री ब्रिजेश कुमार पटेल 

07.12.2019 
16 . सुश्री ममता 

07.12.2019 
17 . सुश्री मानषी गुप्ता 

07.12.2019 

सुरभि जैन, निदेशक ( आईईएस ) 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ) 

नई दिल्ली -110016, दिनांक 8 जून 2020 
सं. एस.एम. / 01 / 24 / 2017 -- राष्ट्रपति भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर कार्य कर रहे निम्नलिखित 
सैन्य अधिकारी को उसी विभाग में निदेशक (एनएफएसजी) के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 13 (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 
37,400--67,000 ग्रेड वेतन रु. 8,700 ) में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियुक्त करते हैं: 
अधिकारी का नाम 

नियुक्ति की तिथि 
ले. कर्नल सुमित कुमार द्विवेदी 

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव 


11.03.2019 


वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग 

नई दिल्ली -110016, दिनांक 29 मई 2020 
सं. ए -38011 / 35 / 2020 - स्थापना-I-- माननीय राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत श्री अश्वनी 
गुप्ता , वैज्ञानिक जी को दिनांक 31 मई 2020 ( अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त 
करते हैं । 

ए. एन. जेना, 


उप सचिव 


426 


भारत का राजपत्र, जून 20, 2020 ( ज्येष्ठ 30, 1942 ) 


[ भाग -खण्ड 2 


स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय 


नई दिल्ली -110011, दिनांक 8 मई 2020 


सं . ए . 12025 /141/ 2018- सीएचएस- 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . श्रीजित टी . को दिनांक 
1 जून , 2018 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रूपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . श्रीजित टी . को श्रम एवं 
रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 


के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए. 12025 /324/2016-सीएचएस-1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. नुन्ना रेड्डीगुरुकुमार को दिनांक 
12 नवम्बर, 2018 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रूपए ग्रेड वेतन] 
( संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. नुन्ना रेड्डीगुरुकुमार को श्रम एवं 
रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 


के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


दिनांक 11 मई 2020 


सं . ए. 12025/ 133/ 2016- सीएचएस -1- राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . ज्ञान रंजन सिंह को दिनांक 
11 अक्तूबर , 2017 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रूपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व- संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. ज्ञान रंजन सिंह को 
सफदरजंग हॉस्पिटल के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 


के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025/58/2018- सीएचएस-1 - राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ. सुब्बुलक्ष्मी जी . को दिनांक 
7 अगस्त, 2018 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन ] ( संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. सुब्बुलक्ष्मी जी . को सीजीएचएस वेलनेस 
सेंटर, तिरुनेलवेली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 


के . बैंकटेसन, अवर सचिव 


दिनांक 19 मई 2020 


सं . ए. 12025 /496 / 2014- सीएचएस -1 — राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ . एन . महेश बाबू को दिनांक 
26 फरवरी , 2018 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन] (पूर्व 
संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. एन . महेश बाबू को श्रम एवं 
रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 


के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए. 12025/146 / 2018-सीएचएस- 1 - राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. हेमंत कुमार सी. ए. को दिनांक 
10 अगस्त , 2018 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रूपए ग्रेड वेतन ] 
( संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. हेमंत कुमार सी. ए. को केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना, देहरादून के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है 

के . बैंकटेसन , अवर सचिव 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र, जून 20, 2020 ( ज्येष्ठ 30 , 1942 ) 


427 


दिनांक 28 मई 2020 
सं . ए . 12025/ 96 / 2018- सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . गोलि प्रवीण 

कुमार 

को दिनांक 
29 मई , 2018 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी-3 के वतेनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन ] 
(पूर्व- संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. गोलि प्रवीण कुमार को 
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। 

के . बैंकटेसन , अवर सचिव 


दिनांक 29 मई 2020 
सं . ए. 12025 /120/ 2016- सीएचएस-1 — राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ. गन्द्रेदु एम. वी . पदमजा को 
दिनांक 03 अक्टूबर , 2017 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व- संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. गन्द्रेदु एम. वी . पदमजा को 
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025/ 217/ 2018- सीएचएस-1 - राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ.सर्वेश्वर शरण दधीच को दिनांक 
25 जनवरी , 2019 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन] 
( पूर्व संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . सर्वेश्वर शरण को केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . बैंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025/ 18/ 2019 - सीएचएस -1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . मोहम्मद कारिब को दिनांक 
03 सितम्बर , 2019 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन] 
( पूर्व संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. मोहम्मद कारिब को केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


दिनांक 3 जून 2020 
सं . ए. 12025/183 /2017-सीएचएस-II| — राष्ट्रपति महोदय , डॉ . विक्रमजीत दत्ता को 17.11.2017 के पूर्वाहन से अगले आदेशों 
तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप- संवर्ग में सूक्ष्म जीव विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त 
करते हैं । 

के . बैंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए. 12025 / 25 /2019-सीएचएस-1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ . पूर्वा सिंह को दिनांक 
11 सितम्बर, 2018 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. पूर्वा सिंह को सफदरजंग 
हॉस्पिटल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


सं. ए. 12025 / 9 / 2019 - सीएचएस-III-- राष्ट्रपति महोदय ने डॉ. राजेश कुमार मीणा को दिनांक 25.06.2019 के पूर्वाह्न से 
अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में बाल चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद 
पर नियुक्त करते हैं । 

के . बैंकटेसन , अवर सचिव 


428 


भारत का राजपत्र, जून 20, 2020 ( ज्येष्ठ 30 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


सं. ए. 12025 / 33 / 2019 - सीएचएस-III-- राष्ट्रपति, महोदयन ने डॉ . मधु सेठी को दिनांक 04.09.2019 के पूर्वाह्न से अगले 
आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में शरीर रचना विज्ञान विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 

के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


दिनांक 4 जून 2020 
सं . ए. 12025 /185/ 2017- सीएचएस -1 राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . पार्वती अनिल को दिनांक 
01 मई, 2017 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी-3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . पार्वती अनिल को 
एन.टी.आई. बेंगलोर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . बैंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025/ 26 / 2018- सीएचएस- 1 — राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ. काल्लेपू विक्रांत को दिनांक 
31 जुलाई, 2018 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन] 
( पूर्व संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. काल्लेपू विक्रांत को श्रम एवं 
रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . बैंकटेसन , अवर सचिव 


दिनांक 8 जून 2020 
सं . ए . 12025/152/ 2015- सीएचएस -1 राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . वाघ अजिंक्य अशोकराव को 
दिनांक 23 फरवरी, 2018 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. वाघ अजिंक्य अशोकराव को 
केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना मुम्बई के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


दिनांक 11 जून 2020 
सं . ए . 12025/335/ 2017-सीएचएस- 1 - राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . पड्वले संजय बाबूलाल को 
दिनांक 16 अक्तूबर , 2017 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन] 
( पूर्व संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . पड्वले संजय बाबूलाल को 
केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना मुम्बई के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . वैंकटेसन, अवर सचिव 


संस्कृति मंत्रालय 

नई दिल्ली -110001, दिनांक 1 मई 2020 
सं . ए -19 / 1 / 2020 - स्थापना -- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति सचिवालय) के दिनांक 
26.04.2020 के आदेश संख्या 36 / 01 / 2020 - ईओ (एसएम-I) के अंतर्गत, संस्कृति मंत्रालय में सचिव के रूप में श्री आनन्द कुमार, 
आईएएस ( के एल : 84) की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, उन्होंने दिनांक 01 मई , 2020 के पूर्वाह्न से संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद 
पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

सुनीता धावले, उप सचिव 


नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 

नई दिल्ली -110003, दिनांक 1 जून 2020 
सं . 49 / 45 / 2017 - प्रशासन -1 -- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में डॉ. पी . सी. 
पंत, वैज्ञानिक जी 31.05.2020 ( अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हुए । 

अरविंद पोखरियाल, अवर सविच 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र, जून 20, 2020 ( ज्येष्ठ 30 , 1942 ) 


429 


सं . 49 / 5 / 2020 - प्रशासन - 1 -- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर बीरबल सिंह नेगी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा 
मंत्रालय में अवर सचिव के पद से 31.05.2020 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हुए । 

अरविंद पोखरियाल, अवर सविच 


सं. 49 / 3 / 2020 - प्रशा.1 -- मंत्रीमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति के सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 
12.05.2020 में सं. 36 / 01 / 2020 - ईओ (एस एम -1) के द्धारा दिए गए अनुमोदन के तहत श्री अनिरुद्ध कुमार, आईआरएसःटीअई (87) 
ने दिनांक 01.06.2020 के अपराह्न से अपर सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

अरविंद पोखरियाल, अवर सविच 


विद्युत मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2020 
सं. 05/2020[ फा . सं. 2-2 / 3 / 2020 - प्रशा.II ] -- राष्ट्रपति, श्री घनश्याम प्रसाद, सीपीईएस ( 1989 ) को 1 जून , 2020 के 
पूर्वाह्न से 5 वर्ष के कार्यकाल अथवा अगले आदेशों तक , इनमें से जो भी पहले हो, के लिए पे - मैट्रिक्स के लेवल -14 में विद्युत 
मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं । 

हाउसुआनथांग गुईते, अवर सचिव 


430 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 20 , 2020 (JYAISHTHA 30 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


PRIME MINISTER S OFFICE 


New Delhi-110011 , the 12th June 2020 


No. A.22012 / 1/2020 -PME (Pt. III)—The President is pleased to appoint Shri Chirag M. Panchal, Assistant Manager , 
Ahmedabad Municipal Corporation as Under Secretary in the PrimeMinister s Office, on deputation basis, in Level-11 of the Pay 
Matrix with effect from the afternoon of 9th June, 2020 , for a period of three years or until further orders, whichever is earlier . 


SURAJIT DUTTA , Under Secretary 


New Delhi- 110011 , the 16th June 2020 
No. A - 22014 /3/2019 -PME (Pt.III )-Consequent upon his promotion to the post of Assistant Director (OL ) of Central 
Secretariat Official Language Service in Level- 10 56,100—1,77,500 /-) of the Pay Matrix on ad hoc basis vide Department of 
Official Language s Office Order No. 5/ 10 /2019 -OL ( Services) dated 04.12.2019 , Shri Subhash Chandra is appointed as Assistant 
Director in the PrimeMinister s Office with effect from the forenoon of 04.12.2019 . 


AMBUJ SHARMA, Under Secretary 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi-01, the 8th June 2020 


No. I- 18011/03/ 2020 -IPS -IV – In exercise of powers conferred by Rule- 3A of the Indian Police Service (Probation ) 
Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of 
Uttar Pradesh , in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names: 


SI No. 


Date of confirmation in IPS 


1 . 


02.09.2017 


2 . 


04.11.2018 
25.08.2018 


3 . 


17.11.2018 


5 . 


28.12.2018 


6 . 


07.09.2018 


Name of the IPS Probationer S /Shri 
Ms. RaveenaTyagi, IPS (UP : 2014 ) 
Shri Mani Lal Patidar, IPS (UP : 2014) 
Ms. Aparna Gautam , IPS (UP : 2015 ) 
Shri Aparna Gupta , IPS (UP : 2015 ) 
Shri Kaustubh , IPS (UP: 2015 ) 
Shri Avinash Pandey, IPS (UP : 2015) 
Shri NeerajKumar Jadaun , IPS (UP : 2015 ) 
Shri Ravi Kumar , IPS (UP : 2015 ) 
Shri Abhishek , IPS (UP : 2015 ) 
Shri Sukirti Madhav , IPS (UP : 2015 ) 
Shri Satpal, IPS (UP : 2015 ) 
Shri Pramod Kumar , IPS (UP : 2015 ) 
Shri Ashok Kumar Meena, IPS (UP : 2015 ) 


7 . 


28.12.2017 


8 . 


28.12.2017 


9 . 


07.09.2018 


10 . 


28.12.2017 


11. 


28.12.2017 


12 . 


07.09.2017 


13 . 


28.12.2017 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


MINISTRY OF PERSONNEL , P.G. & PENSIONS 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING ) 


New Delhi, the 19th March 2020 


CORRIGENDUM 


No. 14012 /01 /2019 - AIS -III — In partial modification of the Notification No. 14012 /01/ 2019- AIS -III dated 5th December, 
2019 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training), at SI No. 32 of the 
said notification , the Cadre of Smt. Khumanthem Diana Devi, IAS of the 2016 batch may be read as Manipur in place of 
Maharashtra . 


JYOTSNA GUPTA , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 20 , 2020 ( JYAISHTHA 30 , 1942) 


431 


New Delhi, the 20th March 2020 


No.13017 / 10 /2020 -AIS - I — In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 2) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service (Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Tripura and Uttar Pradesh , 
the Central Government hereby transfers Ms. Sanya Chhabra , IAS ( TR : 2019 ) from Tripura cadre to Uttar Pradesh cadre on 
grounds ofmarriage to Shri Ankur Kaushik , IAS (UP :2019 ). 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 16th April 2020 
No.13017 /53 /2014 - AIS (I)—In exercise of the powers conferred under Rule 6 ( 1) of the Indian Administrative 
Service (Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Assam -Meghalaya and Bihar, the Central 
Government hereby accords approval to the proposal for extension of Inter cadre deputation tenure of Dr. Karuna Kumari, 
IAS (AM :2010 ) from Assam -Meghalaya cadre to Bihar cadre for a further period of two years beyond 10.08.2020 . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


No.13017/ 28 /2015 - AIS (I)—In exercise of the powers conferred under Rule 6 ( 1) of the Indian Administrative 
Service (Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Tripura and Bihar , the Central 
Government hereby accords approval to the proposal for extension of Inter cadre deputation tenure of Shri Abhishek Singh , 
IAS ( TR :2006 ) from Tripura cadre to Bihar cadre for a further period of one year beyond 10.04.2020 . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


No.13017 /27 /2016 - AIS ( I)—In exercise of the powers conferred under Rule 6 ( 1) of the Indian Administrative 
Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Ministry of Home Affairs and the State Government of 
Telangana , the Central Government hereby accords approval to the proposal for extension of Inter cadre deputation tenure of 
Shri M.R.M. Rao , IAS (AGMUT:2007) from AGMUT cadre to Telangana cadre for a further period of two years beyond 
12.04.2020 . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 22nd April 2020 
No.13017 / 32 /2019 - AIS (I)—In exercise of the powers conferred under Rule 6 ( 1) of the Indian Administrative 
Service (Cadre ) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana , the 
Central Government hereby accords approval to the proposal for Inter cadre deputation of Shri K. S. Sreenivasa Raju , IAS 
(AP: 2001 ) from Andhra Pradesh cadre to Telangana cadre for a period of three years in relaxation of the extant guidelines 
from the date of assumption of charge or until further orders, whichever is earlier. 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


No.13017 /40 /2019 -AIS (I)—In exercise of the powers conferred under Rule 6 ( 1) of the Indian Administrative 
Service (Cadre ) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Governments of Tripura and Punjab , the Central 
Government hereby accords approval to the proposal for Inter cadre deputation of Dr. Brahmneet Kaur, IAS ( TR : 2012) from 
Tripura cadre to Punjab cadre for a period of three years on personal grounds from the date of assumption of charge or until 
further orders, whichever is earlier . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 30th April 2020 


No.13017 /07 /2017 -AIS - I — In exercise of the powers conferred by Rule 6 ( 1) of the Indian Administrative Service 
( Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Governments of Himachal Pradesh and Tamil Nadu , the Central 


432 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 20 , 2020 (JYAISHTHA 30 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


Government hereby accords approval to the proposal for extension of inter cadre deputation tenure of Ms. M. Sudha Devi, 
IAS (HP : 2003 ) from Himachal Pradesh cadre to Tamil Nadu cadre for a further period of two years beyond 06.07.2020 . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 21st May 2020 


No.13017 /25 /2016 -AIS (I)—In exercise of the powers conferred under Rule 6 ( 1 ) of the Indian Administrative 
Service ( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Sikkim and Madhya Pradesh , the Central 
Government hereby accords approval to the proposal for extension of Inter cadre deputation tenure of Shri Jitendra Singh 
Raje , IAS (SK :07 ) from Sikkim cadre to Madhya Pradesh cadre for a period of two years beyond 01.06.2020 . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 11th June 2020 


No.13017 /31 /2012 -AIS -I — In exercise of the powers conferred by sub -rule (2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Governments of Punjab , Assam and 
Meghalaya , the Central Government hereby transfers Dr. Joram Beda , IAS (PB :2008 ) from Punjab cadre to Assam 
Meghalaya cadre. 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


No.13017 / 16 /2020 -AIS -I — In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Rajasthan and 
West Bengal, the Central Government hereby transfers Ms. Tejasvi Rana , IAS (RJ:2017 ) from Rajasthan cadre to West 
Bengal cadre on grounds of marriage to Shri Abhishek Gupta , IPS (WB: 2016 ). 


UDAIBHAN SINGH , Under Secretary 


The 17th June 2020 


No.13017 / 18 /2020 -AIS -I — In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Governments of Tripura and 
Madhya Pradesh , the Central Government hereby transfers Ms. Ghuncha Sanobar, IAS ( TR : 2015 ) from Tripura cadre to 
Madhya Pradesh cadre on grounds of marriage to Shri Harsh Singh , IAS (MP:2015 ) . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


New Delhi, the 24th April 2020 


No.13017 /09/2020 -AIS -I — In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service (Cadre) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Manipur and 
Uttar Pradesh , the Central Government hereby transfers Shri Ravinder Singh , IAS (MN :2014 ) from Manipur cadre to 
Uttar Pradesh cadre on grounds of marriage to Ms. Deeksha Sharma, IPS (UP:2017 ). 


PANKAJ GANGWAR , Under Secretary 


No.13017/14 /2020 -AIS -I — In exercise of the powers conferred by sub -rule (2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service (Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Tamil Nadu , Assam and 
Meghalaya , the Central Government hereby transfers Ms. Neha Yadav , IAS ( TN : 2019 ) from Tamil Nadu cadre to Assam 
Meghalaya cadre on grounds ofmarriage to Shri Mridul Yadav , IAS (AM :2017 ). 


PANKAJGANGWAR , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 20 , 2020 (JYAISHTHA 30 , 1942 ) 


433 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 


New Delhi, the 19th March 2020 


No. 11012/ 1/2020 - IES — The President is pleased to appoint the following Junior Time Scale (ITS ) officers of the Indian 
Economic Service of 2016 Batch and 2017 Batch on regular basis, after successful completion of their probation and subsequent 
confirmation with effect from the date as indicated against their respective names : 


Sl. No. 


Name of the officer 


Date of completion of probation 

06.12.2019 


1 . 


2 . 


06.12.2019 


Ms. SanjanaKadyan 
Ms. Supriya Malik 
Shri Amit Sheoran 
Ms. Surobhi Mukherjee 


3 . 


07.12.2019 


4 . 


07.12.2019 


5 . 


Ms. Manisha Khuntia 


07.12.2019 


6 . 


07.12.2019 


Shri Chitvan Singh Dhillon 
Ms. Rishika Choraria 


7 . 


07.12.2019 


8 . 


Ms. Shreya Bajaj 


07.12.2019 


9 . 


Ms. Kaumudi Sharma 


07.12.2019 


10 . 


Ms. Megha Arora 


07.12.2019 


11 . 


Ms. ParulGulati 


07.12.2019 


12 . 


Ms. Chitra Ahlawat 


07.12.2019 


13 . 


Ms. Sucheta Sharma 


07.12.2019 


14 . 


07.12.2019 


Ms. Supriya Anand 
Shri Brijesh Kumar Patel 


15 . 


07.12.2019 


16 . 


Ms. Mamta 


07.12.2019 


17 . 


Ms. Manish Gupta 


07.12.2019 


SURBHI JAIN , Director (IES ) 


MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) 


New Delhi- 110016 , the 8th June 2020 


No. SM /01 /24 /2017 — The President is pleased to promote the following Officer holding the post of Superintending 
Surveyor in Survey of India to the post of Director (NFSG ) in Level 13 of PayMatrix ( Pre-revised in PB -04 of Rs. 37,400-67,000 + 
GP Rs. 8700 ) in that Department with effect from the date mentioned against his name: 


Name of Officer 


Date of appointment 


Lt Col Sumit Kumar Dwivedi 


11.03.2019 


VINOD KUMAR SHARMA, Under Secretary 


DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 


New Delhi-110016 , the 29th May 2020 


No. A -38011/35 /2020 -Estt. — The President is pleased to retire Shri Ashwani Gupta , Scientist G ’, Department of 
Scientific and Industrtial Research from Govt. Service on 31st May , 2020 (A / N ) on attaining the age or superannuation . 


A.N. JENA , Deputy Secretary 


434 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 20 , 2020 (JYAISHTHA 30 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi -110011, the 8th May 2020 


No. A. 12025 / 141/ 2018 -CHS -I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Sreejith T. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB -3 
[Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre -revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
1st June , 2018 until further orders. Dr. Sreejith T. is posted as Medical Officer under Ministry of Labour & Employment. 


K.VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 /324 / 2016 -CHS-I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Nunna Reddygurukumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of 
pay PB -3 [Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre -revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
12th November , 2018 until further orders. Dr. Nunna Reddygurukumar is posted as Medical Officer under Ministry of 
Labour & Employment. 

K.VENKATESAN , Under Secretary 


The 11th May 2020 
No. A. 12025 / 133 / 2016 -CHS- I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President 
is pleased to appoint Dr. Gyan Ranjan Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay 
PB - 3 [Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre-revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
11th October, 2017 until further orders Dr. Gyan Ranjan Singh is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital. 


K.VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 / 58/ 2018 -CHS-I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Subbulakshmi G. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay 
PB -3 [Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre-revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
7th August 2018 until further orders. Dr. Subbulakshmi G. is posted as Medical Officer under CGHS Wellness Centre, 
Tirunelveli, 


K.VENKATESAN , Under Secretary 


The 19th May 2020 


No. A. 12025 /496 / 2014 -CHS -I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. N. Mahesh Babu to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre -revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
26th February, 2018 until further orders . Dr. N. Mahesh Babu is posted as Medical Officer under Ministry of Labour & 
Employment. 


K.VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 / 146 /2018 -CHS -I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Hemanth Kumar C A to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay 
PB -3 [Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
10th August, 2018 until further orders. Dr. Hemanth Kumar C A is posted as Medical Officer under Central Government 
Health Scheme, Dehradun . 


K.VENKATESAN , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 20 , 2020 (JYAISHTHA 30 , 1942 ) 


435 


The 28th May 2020 


No. A. 12025 / 96 / 2018 -CHS- I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Goli Praveenkumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay 
PB -3 [Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre-revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
29th May , 2018 until further orders. Dr. Goli Praveenkumar is posted as Medical Officer under Central Government Health 
Scheme, Mumbai. 


K.VENKATESAN , Under Secretary 


The 29th May 2020 


No. A. 12025 /120 / 2016 -CHS-I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Gandredu M.V. Padmaja to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of 
pay PB -3 [Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] (pre-revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
03rd October, 2017 until further orders . Dr. Gandredu M.V. Padmaja is posted as Medical Officer under Ministry of Labour 
& Employment. 


K.VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 /217 / 2018 - CHS - I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Sarveshwar Sharan Dadhich to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of 
pay PB - 3 [Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre -revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
25th January , 2019 until further orders . Dr. Sarveshwar Sharan Dadhich is posted as Medical Officer under Central 
Government Health Scheme, Delhi . 


K.VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 /18 /2019 -CHS- I - On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Mohd . Qarib to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB -3 
[ Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre -revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
03rd September, 2019 until further orders. Dr. Mohd . Qarib is posted as Medical Officer under Central Government Health 
Scheme, Delhi. 


K.VENKATESAN , Under Secretary 


The 3rd June 2020 


No. A. 12025 /183/ 2017 -CHS-III — The President is pleased to appoint Dr. Vikramjeet Dutta to the post of Assistant 
Professor in the Speciality of Microbiology in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service on probation , with 
effect from the forenoon of 17.11.2017 and until further orders, 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 /25 /2018 -CHS- I - On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Poorva Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB -3 
[Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
11th September, 2018 until further orders. Dr. Poorva Singh is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital. 


K.VENKATESAN , Under Secretary 


436 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 20 , 2020 (JYAISHTHA 30 , 1942 ) 


[PART 1 - SEC . 2 


No. A. 12025 /9 /2019 -CHS -III — The President is pleased to appoint Dr. Rajesh Kumar Meena to the post of Assistant 
Professor of Paediatrics in the Teaching Specialist Sub -cadre of Central Health Service on probation , with effect from the 
forenoon of 25.06.2019 and until further orders . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A.12025 /33 /2019 -CHS -III — The President is pleased to appoint Dr. Madhu Sethi to the post of Assistant 
Professor of Anatomy and in the Teaching Specialist Sub -cadre of Central Health Service on probation , with effect from the 
forenoon of 04.09.2019 and until further orders . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


The 4th June 2020 


No. A.12025 / 185 /2017 -CHS -I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Parvathi Anil to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay 
PB - 3 [Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
1st May , 2017 until further orders . Dr. Parvathi Anil is posted as Medical Officer under NTI Bangalore. 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A.12025 /26 /2015 -CHS -I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Kallepu Vikranth to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB -3 
[Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre -revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 31st July , 
2018 until further orders. Dr. KallepuVikranth is posted as Medical Officer under Ministry of Labour & Employment. 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


The 8th June 2020 


No. A. 12025 /152 / 2017 -CHS - I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Wagh Ajinkya Ashokrao to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of 
pay PB - 3 [Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre -revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
23rd February, 2018 until further orders. Dr. Wagh Ajinkya Ashokrao is posted as Medical Officer under Central 
Government Health Scheme, Mumbai. 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


The 11th June 2020 


No. A. 12025 /335 / 2017 -CHS - I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Padwale Sanjay Babulal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of 
pay PB -3 [Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ] (pre -revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
16th October, 2017 until further orders. Dr. Padwale Sanjay Babulal is posted as Medical Officer under CentralGovernment 
Health Scheme, Nagpur. 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


MINISTRY OF CULTURE 


New Delhi- 110001, the 1st May 2020 
No. A. 19 / 1/2020 - Estb.Sec. Consequent upon his appointment as Secretary in the Ministry of Culture vide 
Department of Personnel & Training s (Secretariat of the Appointment Committee of the Cabinet) Order No. 36 /01/2020 - EO 
(SM - 1) dated 26.04.2020 , Shri Anand Kumar, IAS (KL : 84 ) has assumed the charge of the post of Secretary in the Ministry 
of Culture in the forenoon of 1st May , 2020 . 

SUNITA DHAVALE, Deputy Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 20 , 2020 (JYAISHTHA 30 , 1942 ) 


437 


MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY 


New Delhi-110003 , the 1st June 2020 


No. 49/45/ 2017 - Admn.I — On attaining the age of suerannuation , Dr. P.C. Pant, Scientist " G " in Ministry of New & 
Renewable Energy retired from Government service with effect from 31st May, 2020 (AN ) . 

ARVIND POKHRIYAL , Under Secretary 


No. 49/5 /2019 - Admn.I — On attaining the age of superannuation , Sh . Birbal Singh Negi, Under Secretary , in 
Ministry of New & Renewable Energy retired from Government service with effect from afternoon of 31st May , 2020 . 


ARVIND POKHRIYAL , Under Secretary 


No. 49 /3 /2020 -Admn.I — In pursuance of Secretariat of the Appointment Committee of the Cabinet, Department of 
Personnel and Training s Order No. 36 /01/2020 - EO (SM -I) dated 12th May, 2020 , Sh . Aniruddha Kumar, IRS :IT (87) has 
assumed the charge of Additional Secretary in the Ministry of New & Renewable Energy with effect from the afternoon on 
1st June , 2020 . 


ARVIND POKHRIYAL , Under Secretary 


MINISTRY OF POWER 


New Delhi, the 8th June 2020 


No. 05/2020 F.No. 2-2/ 3/2020 - Adm.II — The President is pleased to appoint Shri Ghanshyam Prasad , CPES ( 1989 ) 
as Joint Secretary in Ministry of Power, in Level-14 of Pay Matrix , with effect from the forenoon of the 1st June , 2020 for a 
tenure of five years or until further orders, whichever is earlier. 


HAUSUANTHANG GUITE , Under Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली -110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली -110054 द्वारा ई- प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI- 110002 

AND E -PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 


Digitally signed by 
SUBIR NARAYAN SUBIR NARAYAN GARAI 
GARAI 

Date: 2020.06.29 
15:56:17 +05 : 30 


